निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 792 ) 


4 आश्विन 1936 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 26 सितम्बर 2014 


कृषि विभाग 
उद्यान निदेशालय 


अधिसूचना 

15 सितम्बर 2014 
सं013 / उ०नि०स्था० - 198 / 2009 / 942 / कृ० — बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा (उद्यान ) अन्तर्गत कोटि -7 के वर्ग 
3 एवं 4 अधिनियम 1982 की धारा - 2 की उपधारा - ख के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल , 
बिहार कृषि सेवा अधिनियम 1982 (बिहार अधिनियम सं० - 44 , 192) जो विधि विभाग की अधिसूचना सं० - एल०जी० 
2 - 01182 लेज - 467, दिनांक 16 अप्रैल 1982 के रूप में बिहार के असाधारण अंक में प्रकाशित किया गया, वर्ष 1989 में 
उद्यान निदेशालय का गठन कृषि विभाग के पत्र संख्या - पी०पी०एम० 26 / 84 / 13405 दिनांक 07.11.1989 में 
उल्लेखित बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा ( उद्यान ) अन्तर्गत कोटि - 7 के वर्ग 3 एवं 4 के पदों के स्थान पर संलग्न अनुसूची 
1 से 12 तक में अंकित पदों को सम्मिलित करते हैं । 

___ 2. पूर्व से विद्यमान पदों के सम्परिवर्तत अतिरिक्त पदों का प्रत्यार्पण एवं पदों के सृजन के प्रस्ताव पर 
मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 26.08.2014 (मद संख्या -24) की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है । 

___ 3. अधिसूचना निर्गत की तिथि से पूर्व से विद्यमान सभी पद समाप्त समझे जाएंगे तथा अधिसूचित पद प्रभाव 
में आ जाएंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विश्वनाथ चौधरी, 
संयुक्त निदेशक प्रशासन - सह - अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 सितम्बर 2014 

अनुसूची - 1/1 
बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा ( उद्यान ), कोटि - 7 
वेतनमान 9300 - 34800, पी०बी० - 2 + ग्रेड + पे - 4200 


क्र० 


पूर्व से स्वीकृत पद 


सम्पपरिवर्तित पद 


अभ्युक्ति 


सं० 


पदनाम , 


पदनाम , 


पदों की 
संख्या 


पदों की 
संख्या 


कार्यालय / स्थान का नाम 


कार्यालय / स्थान का नाम 


अनुमण्डल उद्यान पदाधिकारी, 


प्रत्येक जिला 
में दो - दो 


87 


उद्यान पदाधिकारी, सहायक 
निदेशक उद्यान , जिला उद्यान 
कार्यालय , सभी जिला मुख्यालय 

में दो - दो पद 


| 


सहायक बीज प्रमाणन 
पदाधिकारी, सहायक बीज 
उत्पादन पदाधिकारी, जिला 
उद्यान कार्यालय, सभी / उप कृ 

षि निदेशक ( आलू) 


76 


पद 


अनुसूची -1/2 
बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा (उद्यान), कोटि - 7 
वेतनमान 5200 - 20200, पी०बी० - 1 + ग्रेड + पे - 2400 


क्र० 


पूर्व से स्वीकृत पद 


सम्पपरिवर्तित पद 


अभ्युक्ति 


सं० 


पदों की 


पदनाम , 


पदनाम , 
कार्यालय / स्थान का नाम | 


पदों की 
संख्या 


संख्या 


प्रत्येक 


कार्यालय / स्थान का नाम 

प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी , 
सहायक निदेशक उद्यान, जिला 
उद्यान कार्यालय , पटना में 23 
प्रखंड, नालन्दा में 20 प्रखंड, 
समस्तीपुर में 20 प्रखंड, कटिहार में 
16 प्रखंड, औरंगाबाद 11 में प्रखंड , 
दरभंगा में 20 प्रखंड, मुजफ्फरपुर में 

16 प्रखंड 


उद्यान निरीक्षक एवं वर्ग 3 के 

प्रत्यार्पित पद पर 
कार्यरत / सब्जी प्रसार 
कार्यकर्ता / पौधा संरक्षण 
परिचालक / पौधा संरक्षण 
पर्यवेक्षक जिला उद्यान 

कार्यालय, सभी 


प्रखंड में 


। 


126 


126 


एक - एक 


पद 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 सितम्बर 2014 


अनुसूची - 1/ 3 
बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा ( उद्यान ), कोटि - 7 
वेतनमान 5200 - 20200, पी०बी० - 1 + ग्रेड + पे – 2400 


पूर्व से स्वीकृत पद 


सम्पपरिवर्तित पद 


अभ्युक्ति 


पदों की 


पदनाम , 


पदनाम , 
कार्यालय / स्थान 

का नाम 


पदों की 
संख्या 


संख्या 


कार्यालय / स्थान का नाम 


प्रत्येक 


प्रखंड में 


2 


पूर्व में पद सृजित नहीं 

होने के कारण 
आवश्यकता आधारित 
पदों का सृजन 


प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी , 
जिला उद्यान कार्यालय, भोजपुर, 
रोहतास, वैशाली, जहानाबाद , पुर्वी 

चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, 
सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, पूर्णियाँ , 
भागलपुर, सीवान, सारण , नवादा , 

अरवल , गया, बेगुसराय, मुंगेर , 
खगड़िया, अररिया , बांका, बक्सर, 

जमुई , कैमूर, किशनगंज , 
लखीसराय, शेखपुरा , शिवहर, 
सुपौल, गोपालगंज एवं मधेपुरा के 
अन्तर्गत कुल कार्यरत 408 प्रखंडों 

में एक - एक पद 


408 


एक - एक 


पद 


क्र० सं० 


अनुसूची - 1/ 4 
बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा ( उद्यान), कोटि - 7 

वेतनमान 5200 - 20200, पी०बी० - 1 + ग्रेड + पे – 2400 
पूर्व से स्वीकृत पद 

सम्पपरिवर्तित पद 
पदनाम , 
पदों की 

पदनाम , 
कार्यालय / स्थान 

संख्या 

कार्यालय / स्थान का नाम 
का नाम 


अभ्युक्ति 


पदों की 
संख्या 


प्रधान लिपिक - सह 
रोकड़ पाल, उद्यान 
निदेशालय, पटना 


उच्च वर्गीय लिपिक, उद्यान 
निदेशालय, बिहार, पटना 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 सितम्बर 2014 

अनुसूची - 1/ 5 
बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा (उद्यान), कोटि - 7 
वेतनमान 5200 - 20200, पी०बी० - 1 + ग्रेड + पे - 2400 


क्र० सं० 


पूर्व से स्वीकृत पद 


सम्पपरिवर्तित पद 


अभ्युक्ति 


पदनाम , 
कार्यालय / स्थान 

का नाम 


पदों की 
संख्या 


पदनाम , 
__ कार्यालय / स्थान का नाम । 


पदों की 
संख्या 


पूर्व में पद सृजित 
नहीं होने के कारण 
आवश्यकता आधारित 
पदों का सृजन 


उच्च वर्गीय लिपिक 
उद्यान निदेशालय में 3 पद , उप 
निदेशक उद्यान, पटना प्रमंडल, 

पटना, पूर्णियाँ , मगध , सारण , 
तिरहुत , मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा 
एवं कोशी में एक - एक पद, सभी 
जिला उद्यान कार्यालय में एक - एक 

पद 


50 


जिलों की 
संख्या 38 


अनुसूची - 1/ 6 
बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा (उद्यान), कोटि - 7 
वेतनमान 5200 - 20200 , पी०बी० - 1 + ग्रेड + पे - 1900 


0 


__ पूर्व से स्वीकृत पद 


सम्पपरिवर्तित पद 


अभ्युक्ति 


पदनाम , 
कार्यालय / स्थान का 


पदों की 
संख्या 


पदों की 
संख्या 


नाम 


पदनाम, 
कार्यालय / स्थान का नाम 
निम्न वर्गीय लिपिक - सह 

कम्प्युटर ऑपरेटर, उद्यान 
निदेशालय में पदों की संख्या 27 


निम्न वर्गीय लिपिक , उद्यान 

निदेशालय , बिहार 


27 


27 


अनुसूची - 1/ 7 
बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा ( उद्यान ), कोटि - 7 
वेतनमान 5200 - 20200, पी०बी० - 1 + ग्रेड + पे - 1900 


क्र० 


पूर्व से स्वीकृत पद 


सम्पपरिवर्तित पद 


अभ्युक्ति 


सं० 


पदनाम, 


पदनाम , 

पदों की 
कार्यालय / स्थान का || 

संख्या 


पदों की 
संख्या 


कार्यालय / स्थान का नाम 


नाम 


2 


पूर्व में पद सृजित नहीं 

होने के कारण 
आवश्यकता आधारित 
पदों का सृजन 


निम्न वर्गीय लिपिक - सह 
कम्प्युटर ऑपरेटर, उप निदेशक 

उद्यान, पटना प्रमंडल, पटना , 
पूर्णियाँ, मगध, सारण , तिरहुत , मुंगेर, 

भागलपुर, दरभंगा एवं कोशी में 
एक - एक पद, सभी जिला उद्यान 

कार्यालय में एक - एक पद 


जिलों की 
संख्या 38 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 सितम्बर 2014 


___ अनुसूची - 1/ 8 
बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा ( उद्यान), कोटि - 7 
वेतनमान 5200 - 20200 , पी०बी० - 1 + ग्रेड + पे - 2400 


क्र० 


पूर्व से स्वीकृत पद 


सम्पपरिवर्तित पद 


अभ्युक्ति 


सं० 


पदनाम , 


पदनाम , 


पदों की 

संख्या 
कार्यालय / स्थान | 

का नाम 


पदों की 
संख्या 


कार्यालय / स्थान का नाम 


कुबोटा चालक , 
जीप चालक , 
ट्रैक्टर चालक , 
पिकअप भान 
चालक , उद्यान 
निदेशालय एवं 
उप कृषि निदेशक 

( आलू) 


22 


| 


22 


चालक , 
उद्यान निदेशालय एवं सभी सहायक 

निदेशक उद्यान , जिला उद्यान 
कार्यालय, उद्यान निदेशालय में 9 पद , 

उप निदेशक उद्यान , पटना प्रमंडल , 
पटना, पूर्णियाँ, मगध , सारण , तिरहुत , 
मुंगेर, भागलपुर , दरभंगा एवं कोशी में 
एक - एक पद , जिला उद्यान कार्यालय 
पटना, नालन्दा, बेगुसराय, भागलपुर में 

एक - एक पद 


अनुसूची - 1 / 9 
बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा ( उद्यान ), कोटि - 7 
वेतनमान 5200 - 20200, पी०बी० - 1 + ग्रेड + पे - 2400 


क्र० 
सं० 


पूर्व से स्वीकृत पद 


सम्पपरिवर्तित पद 


अभ्युक्ति 


पदनाम , 


पदनाम , 


पदों की 
संख्या 


पदों की 
संख्या 


कार्यालय / स्थान का नाम 


कार्यालय / स्थान 

का नाम 


पूर्व में पद सृजित 

नहीं होने के 
कारण आवश्यकता 
आधारित पदों का 

सृजन 


___ 34 


चालक , 
जिला उद्यान कार्यालय में भोजपुर , 

रोहतास , वैशाली, मुजफ्फरपुर , 
समस्तीपुर, पुर्वी चम्पारण , पश्चिमी 
चम्पारण , सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, 
पूर्णियाँ, कटिहार, सीवान, सारण, गया , 
नवादा, औरंगाबाद, दरभंगा, मुंगेर, 
खगड़िया , अररिया , अरवल, बांका, 
बक्सर, जमुई, जहानाबाद , कैमूर , 
किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा , 
शिवहर , सुपौल, गोपालगंज एवं मधेपुरा 

में एक - एक पद 


बिहार गजट ( असाधारण), 26 सितम्बर 2014 

अनुसूची - 1/10 
बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा ( उद्यान ), कोटि - 7 

वेतनमान 5200 - 20200 , पी०बी० - 1 + ग्रेड + पे – 1800 
पूर्व से स्वीकृत पद 

सम्पपरिवर्तित पद 


क्र० सं० 


अभ्युक्ति 


पदनाम , 


पदनाम , 


पदों की 
संख्या 


पदों की 
संख्या 


कार्यालय / स्थान का नाम 


कार्यालय / स्थान 

का नाम 


उद्यान सेवक 
सचिवालय नर्सरी 
प्रोजनी बाग एंव 
प्रखंड नर्सरी 


436 


उद्यान सेवक , कुल 17 प्रोजनीबाग में 
दो - दो पद , कुल 233 प्रखंड नर्सरी 

उद्यान में एक - एक पद 


267 


169 पद प्रत्यार्पित 
किया गया । 
सचिवालय में 
उद्यान नर्सरी के 
कार्य तथा उसमे 
उद्यान सेवक की 
प्रतिनियुक्ति हेतु 
जिला उद्यान 
कार्यालय पटना 

के नियंत्राधीन 
किया जाता है । 


अनुसूची - 1 / 11 
बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा ( उद्यान), कोटि - 7 

वेतनमान 5200 - 20200 , पी०बी० - 1 + ग्रेड + पे – 2400 
पूर्व से स्वीकृत पद 

सम्पपरिवर्तित पद 


क्र० सं० 


अभ्युक्ति 


पदनाम, 


पदनाम , 


पदों की 
संख्या 


पदों की 
संख्या 


कार्यालय / स्थान 

का नाम 


कार्यालय / स्थान का नाम 


कार्यालय परिचारी, 


कार्यालय परिचारी, 


39 


39 


उद्यान निदेशालय , उप 
कृषि निदेशक ( आलू ) 
एवं जिला उद्यान 

कार्यालय 


उद्यान निदेशालय में 10 पद , उप 
निदेशक उद्यान, पटना प्रमंडल , 

पटना, पूर्णियाँ, मगध, सारण , 
तिरहुत, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा 
एवं कोशी में एक - एक पद, जिला 
उद्यान कार्यालय, पटना, नालन्दा, 

नवादा, गया, बेगुसराय, सारण , 
मुंगेर , भागलपुर, दरभंगा, समस्तीपुर , 
पुर्णियाँ, कटिहार, भोजपुर, रोहतास, 
खगड़िया , मधेपुरा, मुजफ्फरपुर , 
सहरसा, सुपौल एवं अररिया 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 सितम्बर 2014 


अनुसूची - 1 /12 
बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा (उद्यान), कोटि - 7 

वेतनमान 5200 - 20200, पी०बी० - 1 + ग्रेड + पे – 2400 
पूर्व से स्वीकृत पद 

सम्पपरिवर्तित पद 


क्र० सं० 


पद 


अभ्युक्ति 


पदनाम , 


पदनाम , 


पदों की 
संख्या 


कार्यालय / स्थान 

का नाम 


पदों की 
संख्या 


। 


कार्यालय / स्थान का नाम 


कार्यालय परिचारी 


पूर्व में पद सृजित नहीं 

होने के कारण 
आवश्यकता आधारित 
पदों का सृजन 


18 


जिला उद्यान कार्यालय, किशनगंज , 
बांका, जमुई, लक्खीसराय, शेखपुरा, 
बक्सर, कैमूर, पूर्वी चम्पारण , 

पश्चिमी चम्पारण , सिवान , 
गोपालगंज, मधुबनी, शिवहर , 
औरंगाबाद , जहानाबाद , अरवल, 

सीतामढ़ी एवं वैशाली 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विश्वनाथ चौधरी, 


संयुक्त निदेशक प्रशासन - सह - अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 792 -571 + 200- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


